निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( सं ० पटना 45 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

5 जुलाई 2013 
सं 0 1 / वि.स.से. (नि.प .) - 08 / 2003-2913 — बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण ( गठन एवं प्रक्रिया) 
नियमावली, 2002 के नियम -3 (2) के तहत् श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक ( पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, 
पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण की तिथि से नियम 5 (1) के तहत् अधिकरण का सदस्य नियुक्त 
कर बिहार सहकारी अधिकरण का पुनर्गठन किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शत्रुध्न कुमार चौधरी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 45-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


